निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 102 ) 


15 माघ 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार , 4 फरवरी 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

31 जनवरी 2013 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 23/ 2012 - 131 – चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा -14 ( क ) में 
किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01. 03 . 2012 के क्रम 
में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी 
कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के 
अधीन कराया जाना है। 

और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित प्राथमिक सहकारी समितियों के 
प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 
1935 ( यथा संशोधित , 2008 ) की धारा -14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट -1 में अंकित 
सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा अंकित प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के निर्वाचन हेतु 
सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 11. 03 . 2013 ( सोमवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 


समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन 
समिति के प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । 

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र - 1 
( परिशिष्ट - 3 ) में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 12. 02. 2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 

मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 
परिशिष्ट - 1 


जिला | 

प्रखण्ड का नाम प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 
पटना पटना सदर | अब्दुल रहमान फल - सब्जी उत्पादक स. स . लि . 

पटना सदर । गोधन अनु. जाति उपभोक्ता भंडार स. स . लि . 
पटना सदर बिहार राज्य खाद्य निगम कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण स . लि ., लोदीकरण, 

पटना - 8 
पटना सदर | सेवा निकेतन सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 
पटना सदर | वाला सहकारी गृह निर्मण स. लि., दक्षिणी मंदिरी, पटना 

। 
पटना सदर | सिमली सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स. लि ., गौरी दास की मंडी, पटना 

सिटी 
पटना सदर जमुनापुर सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स . लि ., जमुनापुर वार्ड नं . - 32 , 

पटना सिटी 
पटना सदर | पटेल सहकारी गृह निर्माण स. लि ., राजेन्द्र नगर पाटलीपुत्र पथ , पटना - 16 
पटना सदर । मच्छरहट्टा सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स . लि ., मच्छरहट्टा, पटना सिटी 
पटना सदर | श्री राम सहकारी उपभोक्ता भंडार स . स . लि ., चौधरी टोला, पटना - 7 
पटना सदर खाजकला सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स . लि ., खाजकला, पटना सिटी 
पटना सदर नीम की भटठी सहकारी उपभोक्ता भंडार स . स . लि ., आलमगंज , पटना 


सिटी 


पटना सदर | जनता सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स. लि ., पटना 
पटना सदर | मिथिला सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स. लि ., पटना सिटी 
पटना सदर मुख्यालय सचिवालय सहकारिता विभाग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बचत एवं 

साख सहकारिता विभाग , पटना 
पटना सदर । मन्दार गिरी सहकारी गृह निर्माण स . लि ., नया टोला, पटना - 4 
पटना सदर । जनहित सहकारी उपभोक्ता भंडार स. स . लि ., पटना सिटी 
पटना सदर न्यू मिल्लत सहकारी गृह निर्माण स. स . लि ., पत्थर की मस्जिद, पटना - 6 
पटना सदर एस. पी . आई. स्टाफ सहकारी गृह निर्माण स . लि ., दीघा, पटना 
पटना सदर अजातशत्रु सहकारी गृह निर्माण स. स. लि., पूर्वी लोहानीपुर , पृथ्वी राजपथ , 

पटना - 16 
पटना सदर | जे. एन . यू. ओल्ड ब्वायज हाउस कन्सट्रक्शन को - ऑपरेटिव सो . लि . .. 
पटना सदर जय चित्रकुट सह. गृह निर्माण स. लि ., ए. बी . दयाल रिजेंसी, पूर्वी बोरिंग 

केनाल रोड, पटना 
पटना सदर आभा नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि ., पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 


जिला 


4 


प्रखण्ड का नाम प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 
पटना सदर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी साख एवं बचत स . स ., एम . एल . 

ए. फ्लैट पानी टंकी के पास, पटना 
पटना सदर | बदरी बिहार सहकारी गृह निर्माण स. लि . मारवाड़ी आवास,फ्रेजर रोड, पटना 
पटना सदर | लोक निर्माण कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 
पटना सदर | एरिगेशन डिपार्टमेंट इम्पलाईज को - ऑपरेटिव हाउस कन्शट्रक्शन सोसाइटी 

लि ., एम . ए. - 9, मुन्नाचक चौराहा 
पटना सदर शोधी काष्ट औद्योगिक स . स . बहादुरपुर, पटना 

दानापुर | खगौल श्रमिक स . स . लि ., निमतल्ला रोड, खगौल, दानापुर 
दुल्हिन बाजार | दुल्हिन बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार लि ., दुल्हिन बाजार 

मनेर | मनेर कुम्भकार औद्योगिक स. स . लि ., मनेर 
मोकामा भारत वैगन क्रेडिट एंड र्थिफ्ट सोसाईटी स . स . लि . 
फतुहा | तोपग्राम मोटर परिवहन फतुहा स . स. लि ., पटना सिटी 
अरवल बैदराबाद हरिजन सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, बैदराबाद , अरवल 
बारूण सुन्दरगंज श्रमिक सहयोग समिति , सुन्दरगंज , बारूण 
बक्सर कोइरपुरवा प्रा० सह उप० भंडार लि०, बक्सर 
बक्सर मल्लाह टोली महिला सह उप० भंडार लि० , वार्ड नं०- 10 , बक्सर 


अरवल 


औरंगाबाद 


बक्सर 


बक्सर 


बक्सर वार्ड न० - 4 प्रा० सह . उप . भंडार लि० , बक्सर 


बक्सर 


दरभगा 


बहादुरपुर 


बक्सर नाव यातायात स० स० लि० , बक्सर 
जनकार्य सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, बहादुरपुर 
मकरंदा भंडरिसों ग्रामोदय स० स० लि ., मनीगाछी 


मनीगाछी 


मोतिहारी 


मोतिहारी 


कल्याणपुर 


मधुबन 


चकिया 


चकिया 


चकिया 


गया 


नगर 


कटिहार 


बरारी 


दोस्तिया बखा ईंट - भट्ठा निर्माण औद्योगिक स० स० लि ., ग्राम - गरिया , मोतिहारी 

शीतलपुर फल सब्जी स० स० लि ., ग्राम - शीतलपुर , सिरसा, पोस्ट - शीतलपुर 
| मधुबन प्रखंड नाव यातायात स० स० लि०, मधुबन , पूर्वी चम्पारण 
| चकिया प्रखंड नाव यातायात स० स० लि ., चकिया , पूर्वी चंपारण 
| राम करण पकड़ी सहकारी सिंचाई स० स० लि० , चकिया, पूर्वी चंपारण 

अहिरौलिया सहकारी सिंचाई स० स० लि०, चकिया, पूर्वी चंपारण 
गया जेल प्रेस को क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड , नगर गया 
| बारी नगर श्रमिक स० स० लि०, बरारी , ग्राम -बारी नगर , प्रखंड - बरारी , कटिहार 
| भैंस दियरा बुनकर स० स० लि० , बरारी , प्रखंड - बरारी , जिला- कटिहार 
| जनता भेंडिग और कैटरिंग स० स० लि०, ग्राम+ पोस्ट - कटिहार , जिला - कटिहार 
कटिहार जूट परिष्करण स. स. लि०, ग्राम + पोस्ट + प्रखंड - कटिहार , जिला - कटिहार 
कटिहार प्रखंड जूट ग्रोवर को - ऑपरेटिव सो लि०, ग्राम - दुर्गापुर , 
पोस्ट + प्रखंड - कटिहार 
कटिहार जिला को - ऑपरेटिव फेडरेशन लि० , दुर्गापुर , पोस्ट + प्रखंड- कटिहार 
रेलवे लाईसेंसधारी पोर्टस श्रमिक स. स. लि . , मंगल बाजार , 
प्रखंड + पोस्ट - कटिहार , जिला - कटिहार 


बरारी 


कटिहार 


कटिहार 


कटिहार 


कटिहार 


कटिहार 


मुगेर 


मुशहरी 


मुशहरी 
मुशहरी 


बोचहां - 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 
क्र० | जिला | प्रखण्ड का नाम | प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 
56 | कटिहार 

कटिहार तेजा टोला शिक्षित बेरोजगार स. स. लि ., ग्राम + पोस्ट + प्रखंड - कटिहार , 

जिला - कटिहार 

अमदाबाद | अमदाबाद नाव यातायात स० स० लि० , प्रखंड - अमदाबाद , जिला- कटिहार 
खगड़िया खगड़िया | खगड़िया तेल उत्पादक स० स० लि . 
मधुबनी झंझारपुर | झंझारपुर नगर पंचायत प्रा० कृ० स० स० लि०, ग्राम + पोस्ट - झंझारपुर 

घोघरडीहा घोघरडीहा पंचायत प्रा . कृ. स. स. लि०, ग्राम + पोस्ट - घोघरडीहा 
सदर | दी मुंगेर इम्पीरियल टोबैको इम्पलाईज को - ऑपरेटिव हाऊस कन्सट्रक्सन 

| सोसायटी लिमिटेड , वासुदेव, मुंगेर 
हवेली खड़गपुर | हवेली खड़गपुर पैक्स ( नगर पंचायत ) , पता - नगर पंचायत , हवेली खड़गपुर 

जमालपुर रेलवे इम्पलाईज एंगलिंग कैन्टीन स० स० लि०, जमालपुर, मुंगेर 

जमालपुर जमालपुर नगर पालिका नगर पंचायत पैक्स , जमालपुर, मुंगेर 
मुजफ्फरपुर मुशहरी अमला को - ऑपरेटिव सोसाईटी लि . 

मुजफ्फरपुर नगर निगम सफाई मजदुर स० स० लि . 
प्रखंड धुरद स० स० लि ., मुशहरी 

मणिपत्र मोमिनपुर ग्रामोदय स० स० लि . 
बोचहां | बोचहां प्रखंड धुरद स० स० लि . 
बन्दरा बन्दरा प्रखंड धुरद स० स० लि . 

कांटी प्रखंड धुरद स० स० लि . 

कुढ़नी प्रखंड धुरद स० स० लि . 
कटरा कटरा प्रखंड धुरद स० स० लि . 

मीनापुर प्रखंड धुरद स० स० लि . 
मोतीपुर | मोतीपुर प्रखंड धुरद स० स० लि . 
मड़वन मड़वन प्रखंड धुरद स० स० लि . 
पारू पारू प्रखंड धुरद स० स० लि . 
सकरा सकरा प्रखंड धुरद स० स० लि . 
सकरा | सापोपट्टी श्रमिक स० स० लि० , सकरा 

सरैया सरैया प्रखंड धुरद स० स० लि . 
साहेबगंज साहेबगंज प्रखंड धुरद स० स० लि . 

औराई औराई प्रखंड धुरद स० स० लि . 

गायघाट गायघाट प्रखंड धुरद स० स० लि . 
रोहतास सासाराम | स्टेट बैंक इम्प्लाईज गृह निर्माण स . स. लि ., सासाराम 
सहरसा 

कहरा सहरसा श्रमिक स० स० लि० , सहरसा 
कहरा 

| रेलवे उपभोक्ता भंडार स० स० लि०, सहरसा 
सारण । बनियापुर जनता धोववल बुनकर स. स. लि . 

एकमा एकमा बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 


11 


कांटी 


कुढ़नी 


मीनापुर 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 


क्र . 


जिला 


सारण 


प्रखण्ड का नाम | प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम 
मांझी 

उत्तरांचल महिला विकास स० स० लि . 
रिविलगंज रिविलगंज नगर पंचायत कृषि साख सहयोग समिति लि० 
दिघवारा | दिघवारा नगर पंचायत कृषि साख सहयोग समिति लि० 
सोनपुर | सोनपुर थाना सहकारी शीत ताप भंडार लि . 

जन उत्थान अनु० जाति चर्मकार औ० स० स० लि०, चिड़िया बाजार, सोनपुर 
सदर राजेन्द्र कॉलेज सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 
सदर हीरालाल सहकारी गृह निर्माण स. स. लि . 
सदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहकारी गृह निर्माण स. स. लि . 
सदर भेन्डर्स औद्योगिक स० स० लि०, छपरा जंक्शन 
सदर सलेमपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 


सोनपुर 


98 


99 


सदर 


संजय वार्ड -24, गृह निर्माण स० स० लि . 


100 


सदर 


रामकृत सहकारी गृह निर्माण स० स० लि . 


101 


नगरा 
सुपौल 


102 


सुपौल 


खैरा बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार लि . 
सुपौल प्रखंड महिला शिल्प कुटीर औ० प्र० स० लि . 
सुपौल प्रखंड ग्रामीण विकास स० स० लि ., सुखपुर , सुपौल 
कर्णपुर ग्रामोद्योग स० स० लि . 


103 


सुपौल 
सुपौल 


104 


परिशिष्ट - 2 


प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 


(i) | निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र -1 में सूचना का प्रकाशन 


12. 02. 2013 ( मंगलवार ) 


(ii) | नामांकन की तिथि एवं समय 


27.02.2013 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( iii) संवीक्षा की तिथि एवं समय 


28 .02.2013 ( वृहस्पतिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


(iv) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


01. 03. 2013 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


11. 03.2013 ( सोमवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 
11. 03 . 2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


( vi ) | मतगणना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 


परिशिष्ट - 3 


.......... समिति , 


प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 


..... , पता ... 


.......... समिति , निबंधन संख्या ........ 
............. के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .................... को किया जाना है । 


मैं .................. 


............निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ............ है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 

2. 
उपविधि में यथा वर्णित पदों का आरक्षण सहित ( यदि कोई 
हो ) उल्लेख करें 


(ii ) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.... 

.. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ............ .............. को ................................ 

.. पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक ........ 

....... .... बजे पूर्वाह् से .... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
(iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक .......................... से दिनांक....................... तक 

.................बजे से.............. .............. बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक....................... को ..... 

............ पर ... बजे पूर्वाह्न से ... बजे 

( स्थान का नाम ) 
अपराह्न तक की जायेगी । 


( v ) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....... 

...... ... को ..... बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व 
तक ............ ............... पर दाखिल की जा सकती है । 

( स्थान का नाम ) 
(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ................... को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा । 


( vii ) मतदान केन्द्र 


............... ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2013 


( Viii) मतगणना दिनांक............... को .............बजे से... 


.............पर की जायेगी । 


. 


. 


. 


. 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 102-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


